निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना, अग्रहायण PRACTOON 


( संo पटना 750) 


25 अग्रहायण 1933 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 16 दिसम्बर 2011 


सं0 3ए - 2 - वे. पु. - 16 / 2009 - 11382 - वि0 (2 ) 

वित्त विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रेषक 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में 


महालेखाकार ( ले. एवं हक.), 
बिहार , 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद्र पटेल पथ, पटना । 


पटना, दिनांक 15 दिसम्बर 2011 


विषय : - वेतनमान संशोधन के संबंध में । 


महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, सैनिक कल्याण निदेशालय , 
गृह विभाग के लिए दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प सं . 660 , दिनांक 08 फरवरी 1999 
के द्वारा वेतनमान रु0 3050 - 4590 की स्वीकृति प्रदान की गई थी । उक्त स्वीकृति फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के 
आलोक में दी गई थी । 

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा की त्रुटियों पर विचार करने हेतु गठित फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा 
वेलफेयर ऑर्गेनाइजर पद के लिए रु० 3200 - 4900 के वेतनमान की अनुशंसा की गई । पुन: माननीय उच्च 
न्यायालय में दायर की CWJC No . 3126/ 2000 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2011 को 
फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के अनुरुप वेतन पुनरीक्षण एवं लाभादि के भुगतान का आदेश पारित किया 
गया है । 

उक्त के आलोक में वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण 
संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 दिसम्बर 2011 
सम्यक विचारोपरांत वेतनमान रु0 3050 - 4590 को संशोधित करते हुए दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव 
से वेलफेयर आर्गेनाइजर के लिए वेतनमान रु0 3200 - 4900 की स्वीकृति दी जाती है जिसका आर्थिक लाभ दिनांक 
31 दिसम्बर 2005 तक अनुमान्य नहीं होगा । दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से इस वेतनमान का पुनरीक्षित 
वेतनमान PB- 1 + 2000 अनुमान्य होगा । वेतन निर्धारण की प्रक्रिया संकल्प सं. 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 के 
आलोक में अपनाई जाएगी । 

विश्वासभाजन , 
अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 750 - 571+ 500-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


